402 


HARYANA GOVT. GAZ . , JULY 6 , 2004 ( ASAR . 15 , 1926 SAKA ) 


[ PART I 


गृह विभाग 


. 


. 


दिनांक 29 जून, 2004 
संख्या 6599 /पी0-4. - चूंकि , हरियाणा के राज्यपाल को प्रतीत होता है कि नीचे विनिर्दिष्ट भूमि, सरकार द्वारा , सरकारी खर्च पर, 
सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात् पुलिस चौकी हमीदा थाना शहर यमुनानगर तहसील जगाधरी, जिला यमुनानगर, के भवन के निर्माण के लिये अपेक्षित 
है, इसके द्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि नीचे विशिष्टियों में वर्णित परिक्षेत्र में भूमि उपरोक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है । 

यह अधिसूचना भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का अधिनियम 1), की धारा 4 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों की 
जानकारी के लिए की जाती है, जिनका इससे सम्बन्ध है । 

पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल , इस समय, इस कार्य में लगे अधिकारियों/ 
कर्मचारियों को अपने सेवकों तथा कर्मकारों सहित, परिक्षेत्र में , किसी भूमि पर प्रवेश तथा सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित या अनुज्ञात, 
सभी अन्य कार्य करने के लिये, इसके द्वारा, प्राधिकृत करते हैं । 

कोई हितबद्ध व्यक्ति, जिसे परिक्षेत्र में भूमि के अर्जन के सम्बन्ध में, कोई आक्षेप हो , इस अधिसूचना के राजपत्र या परिक्षेत्र में परिचालित 
दो दैनिक समाचार पत्रों में , जिनमें से कम से कम एक क्षेत्रीय भाषा में हो, प्रकाशन अथवा परिक्षेत्र में प्रचार की तिथि से, इनमें से जो भी बाद में 
हो , तीस दिन की अवधि के भीतर भूमि अर्जन कलक्टर - कम - उप मण्डल मजिस्ट्रेट जगाधरी, जिला यमुनानगर के सम्मुख लिखित रूप में आक्षेप, 
यदि कोई हो , दायर कर सकता है । 

भूमि के नक्शों का निरीक्षण भूमि अर्जन कलक्टर- कम -उप मण्डल मजिस्ट्रेट जगाधरी, जिला यमुनानगर के कार्यालय में किया जा सकता 


है । 


. 


विशिष्ट्रि 


जिला 


तहसील 


गांव 


खसरा संख्या 


क्षेत्रफल 


कनाल 


मरला 


1 


2 


3 


4 


5 


यमुनानगर 


जगाधरी 


गदी गुजरान 


10/14/1 


1 


7 


14/2 


2 


13 


कुल क्षेत्र : 4 कनाल , 0 मरला 


धर्मवीर , 
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, 

गृह विभाग । 


. 


HOME DEPARTMENT 

The 29th June, 2004 
No. 6599/ P -4. - Whereas, it appears to the Governor of Haryana that the land specified below is needed by the 
Government, at public expense , for a public purpose , namely , for the construction of building of Police Post Hamida , 
Police Station City Yamuna Nagar, Tahsil Jagadhari, District Yamuna Nagar, it is hereby notified that the land in the 
locality described in the specifications below is needed for the above purpose . 

This notification is made under the provisions of Section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 ( Act 1 of 1894), 
for the information of all to whom itmay concern . 

In exercise of the powers conferred by the aforesaid section , the Governor of Haryana hereby authorizes the 
officers /officials with their servants and workmen for the time being engaged in the undertaking, to enter upon and 
survey the land in the locality and to do all other acts required or permitted by that section . 

Any person interested , who has any objection to the acquisition of land in the locality ,may , within a period of 
thirty days of the publication of this notification in the Official Gazette or in two daily newspapers circulating in the 
locality of which at least one shall be in the regional language or publicity in the locality , whichever is later, file an 
objection , if any, in writing before the Land Acquisition Collector -cum - Sub - Divisional Magistrate , Jagadhari, 
District Yamuna Nagar . 

The plans of the land may be inspected in the office of the Land Acquisition Collector -cum - Sub -Divisional 
Magistrate, Jagadhari, District Yamuna Nagar. 


। 


PART I ] 


HARYANA GOVT . GAZ ., JULY 6, 2004 ( ASAR. 15, 1926 SAKA) 


403 


Specification 


District 


Tehsil 


Village 


Khasra No. 


Area 


Kanal 


Marla 


1 


2 


3 


4 


5 


Yamuna Nagar 


Jagadhari 


Gari Gujran 


10/14/1 


7 


14/2 


2 


13 


Total Area : 4Kanal , O Marla 


DHARAM VIR , 
Financial Commissioner and Principal Secretary to 

Government Haryana , Home Department. 


गृह विभाग 


दिनांक 29 जून, 2004 
संख्या 6606/ पी0 4. - चूंकि , हरियाणा के राज्यपाल की संतुष्टि हो गई है कि नीचेविशिष्टियों में वर्णित भूमि सरकार द्वारा, सरकारी 
खर्च पर , सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात् गांव खिजराबाद, तहसील छछरौली, जिला यमुनानगर में पुलिस स्टेशन खिजराबाद के भवन के निर्माण के 
लिए अपेक्षित है, जिसके लिये भूमि अर्जन अधिनियम , 1894 (1894 का अधिनियम 1), की धारा 4 के अधीन , हरियाणा सरकार , 
गृह विभाग , अधिसूचना संख्या 12271/ पी ० 4, दिनांक 5 नवम्बर , 2003 को प्रकाशित की गई है, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि नीचे 
विशिष्टियों में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है । 

यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम , 1894 (1894 का अधिनियम 1), की धारा,6 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों की जानकारी 
के लिए की जाती है , जिनका इससे सम्बन्ध है । 

भूमि के नक्शों का निरीक्षण भूमि अर्जन कलक्टर-एवं- उप मण्डल मजिस्ट्रेट जगाधरी, जिला यमुनानगर के कार्यालय में किया जा सकता 
है । 


- 


विशिष्टि 


जिला 


तहसील 


गांव 


खसरा संख्या 


क्षेत्रफल 


कनाल 


मरला 


-- 


2 


3 


4 


5 


यमुनानगर 


छछरौली 


खिजराबाद 


119/8 


8 


00 


13 


6 


13 


कुल 

क्षेत्रफल : 14 कनाल , 13 मरला 


धर्मवीर , 
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार , 

गृह 

विभाग । 


HOME DEPARTMENT 


The 29th June, 2004 


No. 6606 /P -4 .--Whereas , the Governor of Haryana is satisfied that the land described in the specifications 
below is needed by the Government, at public expense , for a public purpose, namely , for the construction of building of 
Police Station Khizrabad , Tahsil Chhachhrauli, District Yamuna Nagar, for which Haryana Government, Home 
Department, Notification No. 12271/P -4 , dated the 5th November , 2003 , under Section 4 of the Land Acquisition Act, 
1894 ( Act 1 of 1894 ), has been published , it is hereby declared that the land described in the specifications below is 
needed for the above purpose . 


. 


404 


HARYANA GOVT. GAZ ., JULY 6 , 2004 ( ASAR. 15 , 1926 SAKA) 


[ PART I 


This declaration is made under the provisions of Section 6 of the Land Acquisition Act, 1894 (Act 1 of 1894 ), 
for the information of all to whom it may concern . 

The plans of the land may be inspected in the office of the Land Acquisition Collector-cum -Sub -Divisional 
Magistrate , Jagadhari, District Yamuna Nagar . 

Specification 


District 


Tehsil 


Village 


Khasra No. 


Area 


Kanal 


Marla 


1 


2 


3 


4 


5 


Yamuna Nagar 


Chhachhrauli 


Khizrabad 


119/8 


8 


00 


13 


6 


13 


, 


Total Area : 14 Kanal, 13Marla 


DHARAM VIR ; 
Financial Commissioner and Principal Secretary to 

Government Haryana, Home Department. 


राजस्व विभाग 


. 


युद्ध जागीर अधिसूचना 

दिनांक 18/21 जून , 2004 
संख्या 1206/ ज-2-2004/10640 .-- श्री जैली राम पुत्र श्री श्योलाल निवासी गांव सोरखी तहसील हांसी जिला हिसार की पूर्वी पंजाब 
युद्ध पुरस्कार अधिनियम 1948 की धारा 2 (ए) (1 ए) तथा 3(1 ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1664- ज-1-79/ 43522 , 
दिनांक 26 अक्तूबर , 1979 द्वारा 150 / - रुपये वार्षिक की दर से युद्ध जागीर मंजूर की गई थी और उसके बाद अधिसूचना 
क्रमांक 1789 - ज-1-79/ 44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 300/-रुपये वार्षिक , अधिसूचना क्रमांक 2944- ज- 2-93 / 15918, 
दिनांक 26 अगस्त , 1993 द्वारा 1000/ - रुपये वार्षिक तथा अधिसूचना क्रमांक 1434- ज -2-2002/ 9460, दिनांक 12 जून , 2002 द्वारा 
5000/ - रुपये वार्षिक की दर से इस युद्ध पुरस्कार अनुदान में संशोधन में किया गया है । 

2. अब श्री जैली राम उर्फ जयलाल की दिनांक 9 जून , 2003 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल उपरोक्त अधिनियम 
( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का 
प्रयोग करते इस जागीर को स्वर्गीय श्री जैली राम उर्फ जयलाल की पत्नी श्रीमती जानकी देवी के नाम रबी 2004 से 5000/ - रुपये वार्षिक 
की संशोधित दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं । 


संख्या 1280/ ज-2-2004/10644. - श्री तारा चन्द पुत्र श्री सिधु राम निवासी गांव कोहन्ड तहसील घरौण्डा जिला करनाल की पूर्वी 
पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम 1948 की धारा 2(ए) ( 1ए) तथा 3(1 ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 2630 - ज - 2-73/31612, 
दिनांक 22 अक्तूबर, 1973 द्वारा 150/-रुपये वार्षिक की दर से युद्ध जागीर मंजूर की गई थी । इसके पश्चात सरकार की अधिसूचना 
क्रमांक 1789 - ज -1-79/ 44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 300/-रुपये वार्षिक, अधिसूचना क्रमांक 2944 - ज- 2-93/ 15918, 
दिनांक 26 अगस्त, 1993 द्वारा 1000/- रुपये वार्षिक तथा अधिसूचना क्रमांक 1434- ज- 2-2002/9460, दिनांक 12 जून , 2002 द्वारा 
5000 /- रुपये वार्षिक की दर से इस युद्ध पुरस्कार अनुदान में संशोधन किया गया था । 

2. अब श्री तारा चन्द की दिनांक 15 जुलाई, 2003 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल उपरोक्त अधिनियम 
( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक जो संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुये इस जागीर को स्वर्गीय तारा चन्द की पत्नी श्रीमती खजानी देवी के नाम रबी 2004 से 5000/ - रुपये वार्षिक की संशोधित 
दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं । 


नरेश कुमारी , 


अवर सचिव , हरियाणा सरकार , 


राजस्व विभाग । 


37691 -- C.S.-- H.G.P., Chd . 


